रजिस्ट्री सं . ओ . एल . - 33004/ 94 


REGD . NO . D . L . -33004 / 94 


T4TH 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II.. - Section F - Sub -section (i) 

. .. प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


से . 405 ] . नई दिल्ली , मधवार, सितम्बर 28 , 1994/ अश्विन 6, 1916 . . . 
No. 405] NEW DELHI , WEDNESDAY , SEPTEMBER 28 , 1994/ ASVINA 6, 1916 


. 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 28 सितम्बर , 1991 

__ सं . 5/ 94 - अन्तर्देशीय वायु यात्रा कर 
सा . का . नि . 728 ( अ ): - केन्द्रीय सरकार , वित्त अधिनियम , 1989 ( 1989 का 
13) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , अन्तर्देशीय वायु यात्रा कर 
नियम , 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-- - 

__ 1. ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अन्तर्देशीय वायु यात्रा कर ( दुसरा संशोधन ) 
नियम , 1994 है । 


2229 GI / 94 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PART . II _ SEC. 3601 
- - - - - - --- -- ---- - - --- -- 

( 2 ) ये राजपन्न मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. अन्तर्देशीय वाय यात्रा कर नियम , 1989 मे उपाबद्ध प्ररूप के भाग - रस , में , स्तंभ 
( 6 ) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित म्तभ रखा जाएगा , अर्थात . - - 

" ( 6 ) मास के दौरान सेक्टर में मंगृहीत भा की कुल रकम :----- 
( i ) कर देने वाले यात्रियों से , 
( ii ) छूट प्राप्त प्रवर्ग से । 

[ फा . सं . 311 / 4/ 92 एफ . टी . टी . ] 

ए एम . बेदी, अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 28th September, 1994 

No. 5 / 94 - INLAND AIR TRAVEL TAX 
G . S .R . 728 ( E ) . - In exercise of the powers confcrred by section 48 of the 
Finance Act , 1989 (13 of 1989 ) , the Central Government hereby makes the 
following rules further to amend the Inland Air Travel Tax Rules , 1989 , 
namely : 
___ 1 . ( 1 ) These rules may be called the Inland Air Travel Tax ( Second 
Amendment ) Rules, 1994 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 
Gazette. 

2. In the Form annexed to the Inland Air Travel Tax Rules, 1989 , in 
Part- B, for Column ( 6 ) and the entry relating thereto, the following Column 
shall be substituted , namely : 

“ (6 ) The net amount of fare collected in the sector during the month : 

(i) from tax paying passengers 
(ii) from exempted category ." 

[ F, No. 311| 4|92 - FTT ] 
A . S. BEDI, Under Secy . 


Printed by the Manager , Govt . of India Press, Ring Road, Maya Puri , New Delhi -110054 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054, 1994 


